रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


. 
. 


. 


: 


. 
. 


. 


" 


C+::: 


: 
: 


+ 


. 
. 


: 


: 


: 
: 
. 


: 


. 


. 


. 


: 


: 


. 


MA 


म 


सनगमबजान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 20 , 2016 / वैशाख 30 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2016 /VAISAKHA 30, 1938 


सं . 1252 ] 
No . 1252]] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 मई, 2016 
का . आ .1833( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2547 ( अ), तारीख 18 सितम्बर , 2015 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग ।।, खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के इन्दौर जिले की सांवेर तहसील में राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या 3 के 581.500 कि . मी . से 595.100 कि . मी . (इन्दौर - देवास सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा 
करने / छह लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 15 अक्तूबर, 2015 
को " नई दुनिया और तारीख 15 अक्तूबर, 2015 को " फी प्रेस में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


है 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2547 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के 581.500 कि . मी . से 595.100 कि . मी . तक के भूखण्ड़ ( इन्दौर से देवास खंड ) के 

लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


सर्वे नं . 


भुमिस्वामी के नाम 


क्र . सं . | जिला का | तालुक | ग्राम का 
नाम 

नाम 


भूमि का | भूमि की । भूमि का । 
प्रकार 

क्षेत्रफल 
( ह0 ) 


प्रकृति 


2 


| 


419 / 1- 419 / 3 पै. 


देवकरण. विक्रम पि . सांवत 
खाती सा . देह 


इन्दौर 


| सांवेर | बूडीबरलाई 


कि . 


निजी 


असिंचित 


0.012 


बटाकंन सहित 


420 / 1 / 1 / 2 पै. कि . 

बटाकंन सहित 


निजी । असिंचित 


0. 004 


निजी 


असिंचित 


0 . 008 


420 / 2 / 1 पै. कि . 
बटाकंन सहित 
422 / 1 / 1 / 1 
422 / 2 / 1 पै. कि . 
बटाकंन सहित 


प्रकाश.दिलीप पि . रामेश्वर 

सोरमबाई बें . रामेश्वर 
कविताबाई बें. लाखन व 
अमित पि . लाखन खाती सा . 

देह 
देवकरण. विक्रम पि. सांवत 

खाती सा . देह 
प्रकाश. लाखन दिलीप पि . 

रामेश्वर शिवनारायण. 
आंनदीलाल पि. नाथुलाल 

खाती सा . देह 
देवकरण. विक्रम पि. सांवत 

खाती सा . देह 
विष्णु प्रसाद पि . ओंकारलाल 

खाती सा . देह 


निजी 


असिंचित 


0. 012 


निजी 


असिंचित 


0. 008 


निजी 


संचित 


0 .010 


सरकारी 


सड़क एंव 
नाला 


0 . 008 | म.प्र. शासन नाला एंव सड़क 


निजी 


असिंचित 


0 . 065 


सुरेश पि. मुलचंद सा. देह 
देवीलाल पि . चुन्नीलाल खाती 

सा . देह 


निजी 


असिंचित 


0 .030 


422/ 1 / 2 / 1 पै.कि . 

बटाकंन सहित 
427 / 3/ 2 पै.कि . 
बटाकंन सहित 

428 पै.कि . 
बटाकंन सहित 
438 / 1 / 1 पै. कि . 
बटाकंन सहित 
458/ 1 पै. कि . 

बटाकंन सहित 
271/ 2 / 3 / 1 / 1 पै. 

कि . 
बटाकंन सहित 
271 / 10 / 1 पै. कि . 
बटाकंन सहित 
53/ 2 पै.कि . 
बटाकंन सहित 
119/ 4/ 1 पै. कि . 
बटाकंन सहित 
119 / 4 / 2 पै. कि . 
बटाकंन सहित 


डकाच्या 


निजी 


असिंचित 


_ 00 . 53 


राधोश्याम पि . दयाराम खाती 

खाती सा . देह 


निजी 


असिंचित 


0 . 002 


राऊखेडी 


निजी 


असिंचित 


0 . 297 


13 


निजी 


असिंचित 


0 . 003 


14 


निजी । असिंचित 


___ 0. 003 


राधोश्याम पि . दयाराम खाती 

खाती सा . देह 
मुरलीधर पि. बाबुलाल नि . 

इन्दौर 
साशा पति सचिन जैन नि . 
एम. जी योजना 74 इन्दौर 
नयना पति शैलेन्द्र जैन नि . 

उपरोक्तानुसार इन्दौर 
तनमय पति शैलेन्द्र जैन अ. 
पा . शैलेन्द्र पि . बाबुलाल जैन 
नि . उपरोक्तानुसार इन्दौर 
राजकुमार पि . ताराचंद्र टुटेजा 

नि . इन्दौर 
राजकुमार पि. ताराचंद्र टुटेजा 

नि . इन्दौर 


119 / 4 / 3 पै. कि . 
बटाकंन सहित 


निजी 


असिंचित 


0 . 002 


16 


निजी | 


असिंचित 


0. 001 


120 / 2 / 2 पै. कि . 

बटाकंन सहित 
121 / 2 / 2 पै. कि . 
बटाकंन सहित 


निजी 


असिंचित 


0.002 


टोटल ( हेक्टर): 


0 .520 


[ फा. सं. 11011 / भाराराप्रा / म. प्र. / इन्दौर / भू - अर्जन / 2016 ] 

राजेश गुप्ता , उप - सचिव 


[ 411 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th May, 2016 


S . O . 1833 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , number S . O 2547 ( E ), dated the 18 September 2015 , published in the Gazette of 
India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub - section (ii) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the 
National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government 
declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening/ Six laning, etc.), maintenance , management and operation of National Highway No. 3 on the Stretch 
of land from Km . 581. 500 to Km . 595 . 100 ( Indore - Dewas Section ) in District Indore , Tehsil Sanver in the 
State of Madhya Pradesh ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Nayi Duniya ” dated the 15 
October 2015 and in “ Free Press” dated the 15 October 2015 under sub -section ( 3) of section 3A of the said 
Act; 


And whereas objections have been received and the samehave been considered and disallowed by the 
competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub - section ( 2) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure , falling within the stretch of land from 581 + 500 to km . 595 + 100 

(Dewas-Indore Section ) of the National Highway No. 3 in the State ofMadhya Pradesh . 


Serial 
number . 


Survey No. 


Name of 

the 
district 


Name of the Name of | 
taluk 

the 
Village 


Area | Type of 
(Ha.) Land 


Nature of 

Land 


Name of the 
Owner/Interseted 

person 


4 


6 


7 


Indore 


Sanver 


Budi 
Barlai 


419 / 1.419 / 3 .feb . 

बटाकंन सहित 


0.012 


| Private 


Nonirrigated 


Devkaran , Vikram s/ o 

Savant khati 


420 / 1 / 1 / 2 q. fon . 

बटाकंन सहित 


0.004 | Private 


Nonirrigated 


Praksh , Dilip s/o 
Rameshwar SoramBai 
Bewa Rameshwar , 
Kavita Bai Bewa 
Lakhan Amit s/ 

Lakhan Khati 
Devkaran , Vikram s /o 

Savant Khati 
Prakash , Lakhan Dilip 

s/o Rameshwar 
Shivnarayan Anandilal 


0 . 008 


Private 


Nonirrigated 


420 / 2 / 1 4. fon . 

बटाकंन सहित 
422 / 1 / 1 / 1. 
422 / 2 / 1 9.fch . 

बटाकंन सहित 


0 .012 


Private 


Nonirrigated 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


s /o Nathulal Khati 


0.008 


Private | Nonirrigated 


Devkaran , Vikram s /o 

Savant khati 


0 .010 


Private 


Nonirrigated 


Vishnu Prasad Slo 
Omkarlal Khati 


0 . 008 


Govt. 


Road 


Governtment of India 


0 .065 


Private 


Nonirrigated 


Suresh s /o Mulchand 


0 . 030 


Private 


Nonirrigated 


Devilal S /o Chunnilal 


422 / 1 / 2 / 1 Ù. fon . 

बटाकंन सहित 
427 / 3 / 2 4. Poh . 
बटाकंन सहित 

428 4 .feb . 
बटाकन सहित 
438 / 1 / 1 9.feb . 

बटाकंन सहित 
458 / 1 9. fch . 

बटाकंन सहित 
271 / 2 / 3 / 1 / 14 

for. 
बटाकंन सहित 
271 / 10 / 1 9.fo. 

बटाकंन सहित 
53 / 2 9 . feb. 
बटाकंन सहित 
119 / 4 / 1 9. feb . 

बटाकंन सहित 
119 / 4 / 2 0.2ch . 

बटाकंन सहित 


Dakachya 


00 .53 


Private 


Nonirrigated 


Radheshyam s /o 
Dayaram Khati 


0 .002 


Private 


Nonirrigated 


Raukhedi 


0 . 297 


Private 


Nonirrigated 


0 . 003 


Private 


Nonirrigated 


0 .003 


Private | Nonirrigated 


Radheshyam slo 

Dayaram Khati 
Murlidhar S / o Babulal 

Add - Indore 
Sasha S / o Sachin Jain 
Add . M .G 74 Indore 
Nayna S /o Shalaindra 

Jain Indore 
Tanmay s /o Shalaindra 

Jain Agyan Palak . 
Shailendra s /o Babulal 

Jain add . Indore 

Rajkumar s /o 
| Tarachandra Tuteja 

Add. Indore 

Rajkumar s /o 
Tarachandra Tuteja 

Add . Indore 


119 / 4 / 3 9. feb . 
बटाकंन सहित 


0 . 002 | 


Private 


Nonirrigated 


120 / 2 / 2 9. . 
बटाकंन सहित 


0 .001 


Private 


Nonirrigated 


121 / 2 / 2 4. for. 
बटाकंन सहित 


0 .002 


Private | Nonirrigated 


0 . 520 


Total (Hactares): 


[ F . No. 11011 /NHAI/MP/Indore /LA / 2016 ] 


RAJESJGUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


